निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 302 ) पटना , वृहस्पतिवार , 28 फरवरी 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2019 

बिहार राजस्व सेवा ( संशोधन) नियमावली, 2019 
सं० 3 / स्था० नियमावली (बि0रा0से0 ) - 02 / 2019 - 73( 3) / रा० — भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 ( समय - समय 
पर यथा संशोधित ) " में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं - 
___ 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - 

(i) यह नियमावली "बिहार राजस्व सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 2019 " कही जा सकेगी ; 
( ii ) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी ; 

( iii ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 2 के उप नियम ( ज ) का संशोधन । - उक्त नियमावली 
के नियम - 2 में उप नियम ( ज ) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 

"( ज ) "नियुक्ति प्राधिकार " से अभिप्रेत है “बिहार के राज्यपाल " ; 

3. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 3 के उप नियम ( ग ) के संख्यांकन में संशोधन । – उक्त 
नियमावली के नियम - 3 के उप नियम ( ग ) “( संशोधन नियमावली, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित ) " के बाद के ( ग ) “( संशोधन 
नियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित ) " को ( घ ) पढ़ा जायेगा । 

4. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 3 ( क ) ( अनुसूची - 1 सहित ) का संशोधन । - उक्त 
नियमावली के नियम - 3 ( क ) ( अनुसूची - 1 सहित ) को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है : 

" क संवर्ग का पदसोपान – इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत होगा - 


क्र० 


पदसोपान 


पदनाम 


प्रास्थिति 


1. राजस्व अधिकारी 
राजस्व अधिकारी 2. राजस्व अधिकारी - सह - कानूनगो, भू - अभिलेख एवं 
एवं समकक्ष ग्रेड - परिमाप / सहायक चकबंदी पदाधिकारी । 
मूल कोटि 

3. राजस्व अधिकारी - सह - कानूनगो, भू - अर्जन 
4. लीव एवं प्रशिक्षण सुरक्षित 


राजपत्रित 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 फरवरी 2019 


क्र० 


पदसोपान 


पदनाम 


प्रास्थिति 


1. अंचल अधिकारी 
2. कार्यपालक दण्डाधिकारी 
3. सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी 


अंचल अधिकारी एवं 
समकक्ष ग्रेड - 
प्रथम प्रोन्नति स्तर 


2 


राजपत्रित 


राजपत्रित 


1. भूमि सुधार उप समाहर्ता 
भूमि सुधार उप 2. सहायक निदेशक ( कृषि गणना ) 
समाहर्ता एवं | 3. सहायक निदेशक , सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 
समकक्ष ग्रेड - 4. अनुदेशक , चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान 
द्वितीय प्रोन्नति स्तर | 5. अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान 

6. अपर जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 
1. जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 

2. सहायक निदेशक , चकबंदी 
जिला भू - अर्जन 

3. उप निदेशक , कृषि गणना 
पदाधिकारी एवं | 

4. सहायक निदेशक, 
समकक्ष ग्रेड - 

भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय 
तृतीय प्रोन्नति स्तर 

5. उप निदेशक , सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 

6. प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त / उप निदेशक, चकबंदी 
अपर समाहर्ता, | 1. अपर समाहर्ता, भू - हदबंदी 
भू - हदबंदी एवं 2. संयुक्त निदेशक ( कृषि गणना ) 
समकक्ष ग्रेड - | 3. प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान 
चतुर्थ प्रोन्नति स्तर 4. प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान 


राजपत्रित 


5. 


राजपत्रित 


नोट – ( i) इन पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया 

जायेगा । 
( ii ) उक्त पदों का पे -बैंड एवं ग्रेड - पे / वेतन स्तर वही होगा जैसा समय - समय पर राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अनुसूची - 1 
बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत स्वीकृत पदों ( अनुसूची - 1 ) में संशोधन से संबंधित विवरणी । 

(1) राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड (मूल कोटि ) : 
क्र० पदनाम 

पदों की संख्या 
| राजस्व अधिकारी 

1283 
राजस्व अधिकारी - सह - कानूनगो , 

242 
भू - अभिलेख एवं परिमाप / सहायक चकबंदी पदाधिकारी 
राजस्व अधिकारी - सह - कानूनगो, भू - अर्जन 

38 
| लीव एवं प्रशिक्षण सुरक्षित 

34 
कुल पद - 

1597 


(II) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड ( प्रोन्नति का प्रथम स्तर): 
क्र० 

पदनाम 
1 | अंचल अधिकारी 
कार्यपालक दण्डाधिकारी 

| 
3 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी 


पदों की संख्या 

534 
147 


120 


कुल पद 


801 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2019 


२ 


(III) भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड (प्रोन्नति का द्वितीय स्तर): 
क्र० पदनाम 

पदों की संख्या 
1 । भूमि सुधार उप समाहर्ता 

| 

101 
सहायक निदेशक ( कृषि गणना ) 
सहायक निदेशक , सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 
अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान 

अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान 
6 | अपर जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 

24 
कुल पद 

140 


(IV ) जिला भू - अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड (प्रोन्नति का तृतीय स्तर) : 
क्र0 पदनाम 

पदों की संख्या 
1 जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 

38 
| सहायक निदेशक, चकबंदी 
| उप निदेशक , कृषि गणना 

सहायक निदेशक, भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय 
| उप निदेशक , सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 
प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त / उप निदेशक , चकबंदी 

24 
कुल पद 


79 


( V ) अपर समाहर्ता, भू - हदबंदी एवं समकक्ष ग्रेड ( प्रोन्नति का चतुर्थ स्तर ) : 
क्र० ___ पदनाम 

पदों की संख्या 
1 अपर समाहर्ता, भू - हदबंदी 

15 
2 | संयुक्त निदेशक ( कृषि गणना) 

| प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान 
प्राचार्य , सर्वे प्रशिक्षण संस्थान 
कुल पद 

___ 18 


सभी स्तर के पदों के अधीन विशिष्ट पदनामों को उक्त स्तर में समेकित किया गया है । 
शोध पदाधिकारी, चकबंदी एवं अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, भू - हदबंदी के कुल 04 ( चार ) पदों को 
प्रत्यर्पित किया गया है । 
दिनांक 01.04. 2019 से विशेष भू - अर्जन निदेशालय, जल संसाधन विभाग के भू - अर्जन निदेशालय , 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रस्तावित विलय के फलस्वरूप विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, जल 
संसाधन विभाग के लिए सृजित 10 (दस) पदों को अपर जिला भू - अर्जन पदाधिकारी पूर्व स्वीकृत 
पद 14 ( चौदह ) } के रूप में पुर्ननामित किया गया है । इस प्रकार अपर जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 
के पदों की संख्या 24 ( चौबीस) होगा । 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


vers 


The 27th February 2018 
The Bihar Revenue Service (Amendment) Rules , 2019 
No - 3 Stha . Niyamawali (B .R .S .)- 02 /2019 -73 (3 )/Ra — In the exercise of the 
conferred by the proviso to Article , 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is 
pleased to make the following Rules to make amendments in the Bihar Revenue Service Rules, 
2010 (As Amended from time to time) : 

1. Short title , extent and commencement. 
(i) These Rules may be called the Bihar Revenue Service (Amendment) Rules , 

2019, 
(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( iii ) It shall come into force at once . 


før TOE ( 37TTET UT ), 28 mart 2019 


2 . Amendment in Sub Rule (h ) of Rule -2 of Revenue Service Rules, 2010. - Sub Rule (h ) of 
Rule -2 of the aforesaid rules shall be substituted by the following - 

" (h ) " Appointing Authority " means the "Governor of Bihar " . 

3 . Amendment in the numbering of Sub Rule ( c) of Rule -3.- After Sub Rule (c ) of Rule - 3 
(substituted by Amendment Rules , 2010 ) Sub Rule (c ) of Rule - 3 (substituted by Amendment Rules , 
2015 ) shall be read as (d ). 

4. Amendment in Rule 3 ( a ) ( including Schedule - 1 ) of the Bihar Revenue Service Rules, 
2010 . - Aforesaid Rule 3 ( a ) (including Schedule - 1 ) shall be amended as follows : 

" a Hierarchy of the Cadre - Hierarchy of the Cadre shall be as follows : 


SI. 


Hierarchy 


Status 


Designation 


No. 


Gazetted 


Revenue Officer 
and Equivalent 
Grade - Basic 
Category 
Circle Officer and 
Equivalent Grade 
First Promotion 
Level 


1 . Revenue Officer 
2 . Revenue Officer-cum -Kanoongo , Land Records & 
Survey /Assistant Consolidation Officer 
3 . Revenue Officer -cum -Kanoongo , Land Acquisition 
4 . Training and Leave Reserve 
1 . Circle Officer 
2 . Executive Magistrate 
3 . Assistant Settlement Officer/Consolidation Officer 


Gazetted 


1 . Deputy Collector, Land Reforms 
2 . Assistant Director (Agriculture Census) 
3 . Assistant Director, Survey Office , Gulzarbagh 
| 4 . Instructor , Consolidation Training Institute 

5 . Instructor, Survey Training Institute 
6 . Additional District Land Acquisition Officer 


Deputy Collector, 
Land Reforms and 
Equivalent Grade 
Second Promotion 
Level 


3. 


Gazetted 


District Land 
Acquisition Officer 
and Equivalent 
Grade - Third 
Promotion Level 


1. District Land Acquisition Officer 
2 . Assistant Director, Consolidation 
3. Deputy Director, Agriculture Census 
4 . Assistant Director, Land Records & Survey 
Directorate 
5 . Deputy Director, Survey Office , Gulzarbagh 
6 . Incharge Officer, Settlement/Deputy Director, 
Consolidation 


Gazetted 


Additional 
Collector , Land 
Ceiling and 
Equivalent Grade 
Fourth Promotion 
Level 


1. Additional Collector, Land Ceiling 
2 . Joint Director, (Agriculture Census) 
3. Principal, Consolidation Training Institute 
Principal, Survey Training Institute 


Gazetted 


Note - (i) Sanction strength of these posts shall be the same as sanctioned by the State 

Government from time to time. 
( ii ) Pay Band & Grade Pay /Pay Level of the above posts shall be the same as sanctioned by 
the State Government from time to time. 

By the Order of Governor of Bihar, 
BRIJESH MEHROTRA , 

Principal Secretary . 


ER TOE ( 3FITETU ) , 28 mai 2019 


Schedule - 1 


Details of amendment in the sanctioned posts (Schedule - 1 ) under Bihar Revenue Service 

(1) Revenue Officer and EquivalentGrade - Basic Category : 
SI. 
Designation 

No. of Posts 
No . 
Revenue Officer 

1283 
Revenue Officer -cum - Kanoongo , Land Records & Survey / 

242 
Assistant Consolidation Officer 

Revenue Officer - cum -Kanoongo , Land Acquisition 
4 Training and Leave Reserve 

Total 

1597 


3 


38 
34 


No. of Posts 


(11) Circle Officer and Equivalent Grade- First Promotion Level : 
sl. 

Designation 
No . 

1 Circle Officer 
2 Executive Magistrate 
3 Assistant Settlement Officer /Consolidation Officer 

Total 


534 
147 
120 


801 


(III) Deputy Collector, Land Reforms and Equivalent Grade- Second Promotion Level : 


SI. 


Designation 


No. of Posts 


No. 

1 
2 


101 


Deputy Collector Land Reforms 
Assistant Director (Agriculture Census ) 
Assistant Director , Survey Office , Gulzarbagh 
Instructor , Consolidation Training Institute 
Instructor , Survey Training Institute 
Additional District Land Acquisition Officer 


4 


5 


| LH . 


6 


7 
24 
140 


Total 


(IV ) District Land Acquisition Officer and Equivalent Grade - Third Promotion Level : 


SI. 


Designation 


No . of Posts 


No. 


38 
14 


2 
3 
4 


District Land Acquisition Officer 
Assistant Director, Consolidation 
Deputy Director, Agriculture Census 
Assistant Director, Land Records & Survey Directorate 
Deputy Director , Survey Office , Gulzarbagh 
Charge Officer, Settlement /Deputy Director, 
Consolidation 

Total 


5 


79 


FER TOE ( 37TTU ) , 28 na 2019 


(V ) Additional Collector , Land Ceiling and Equivalent Grade- Fourth Promotion Level : 


SI. 


Designation 


No . of Posts 


15 


No . 

1 
2 
3 
4 


1 


Additional Collector , Land Ceiling 
Joint Director, (Agriculture Census ) 
Principal, Consolidation Training Institute 
Principal, SurveyTraining Institute 


1 


Total- 


18 


Specific Designations have been consolidated in the concern level under 
each grade . 
Four posts of Research Officer , Consolidation and Additional Sub 
Divisional Officer , Land Ceiling have been surrendered . 
After proposed merger of Special Land Acquisition Directorate , Water 
Resource Department with Land Acquisition Directorate , Revenue and Land 
Reforms Department with effect from 01 .04 .2019 , 10 ( Ten ) sanctioned posts 
of Additional Land Acquisition Officer, Water Resource Department has 
been re -nominated as Additional District Land Acquisition Officer { Earlier 
the sanctioned posts was 14 ( Fourteen ) } . Thus , number of posts of 
Additional Land Acquisition Officer shall be 24 ( Twenty Four ). 

BRIJESH MEHROTRA , 
Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3TITETUT ) 302 – 571 + 500 dodontol 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


